RERNA 


COS 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 ज्येष्ठ, 1940 ( श० ) 
18 जून , 2018 (ई० ) 


संख्या - 606 


राँची, सोमवार 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
14 जून , 2018 ई.। 


संख्या- 06/निदे स्था०- 03/ 2018- 3172 -- श्री श्याम प्रसाद चौधरी , अपर लोक 
अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय, बोकारो को कार्यहित तथा प्रशासनिक 
दृष्टिकोण से जिला अभियोजन कार्यालय, राँची में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त 
किया जाता है । 


संख्या - 06 /निदे स्था०-03/ 2018-3173 -- श्री गौरी शंकर सिंह , अपर लोक 
अभियोजक , जिला अभियोजन कार्यालय, चतरा को कार्यहित तथा प्रशासनिक 
दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, राँची में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया 
जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 18 जून , 2018 


2. यह प्रतिनियुक्ति श्री चौधरी एवं श्री सिंह के अभ्यावेदन के आलोक में किया 
गया है, इसलिए इन्हें यात्रा भ देय नहीं होगा | 
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 606 -- 50 


